. 


haru 


DNP 


... 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

18 माघ 1935 ( श० ) 
संख्या 40 राँची, शुक्रवार 

7 फरवरी, 2014 ( ई० ) 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
7 फरवरी, 2014 


संख्या -1/ पी0- 104/ 2005 का .- 1185-- उपायुक्त, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित श्री सुधांशु 
भूषण बरवार , भा. प्र.से . ( झाः99 ) को स्थानान्तरित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया 
संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत गढ़वा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया 
जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट -2, 1974) के अन्तर्गत 
जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे। 


संख्या-1/ पी0-104 / 2005 का .- 1186--विशेष सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री समसोन सोय , भा.प्र. से. ( झा : 99 ) को स्थानान्तरित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक 


झारखंड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 7 फरवरी 2014 


दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत खूटी जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त 
नियुक्त किया जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट -2, 1974) के 
अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे। 


संख्या-1/ पी0 -104 / 2005 का .-1187 --निदेशक , भू- अर्जन - सह- भू- अभिलेख एवं परिमाप, झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती परमजीत कौर, भा.प्र.से . ( झाः2000) को स्थानान्तरित करते हुए 
उन्हें अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974 ) के अन्तर्गत लोहरदगा जिला का जिला 
दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड 
प्रक्रिया संहिता ( एक्ट -2, 1974 ) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग 
करेंगे । 


संख्या-1/ पी0- 104 / 2005 का .-1188-- आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री राजेश शर्मा, भा.प्र.से. ( झाः2003 ) को स्थानान्तरित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक 
दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट -2, 1974 ) के अन्तर्गत गोड्डा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त 
नियुक्त किया जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974 ) के 
अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे । 


संख्या-1/ पी0- 104/ 2005 का .-1189 --उपायुक्त , गोड्डा के पद पर पदस्थापित श्री के0 
रविकुमार, भा .प्र .से . ( झाः2004) को स्थानान्तरित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया 
संहिता (एक्ट -2, 1974) के अन्तर्गत कोडरमा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त 
किया जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट -2, 1974) के 
अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे । 


संख्या -1/ पी0 - 104/ 2005 का .- 1190-- उपायुक्त , जामताड़ा के पद पर पदस्थापित श्री चन्द्रशेखर , 
भा . प्र.से . ( झाः2008) को स्थानान्तरित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 
( एक्ट -2, 1974 ) के अन्तर्गत चतरा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता 
है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला 
दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे। 


2. उपायुक्त, चतरा के पद पर पदस्थापित श्री हंस राज सिंह, भा. प्र. से. ( झाः99 ) अगले 
आदेश तक कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान करेंगे। 


झारखंड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 7 फरवरी 2014 


संख्या-1/ पी0- 104 / 2005 का .- 1191 -- उपायुक्त , खूटी के पद पर पदस्थापित श्री मुकेश कुमार, 
भा . प्र. से . ( झाः2009) को स्थानान्तरित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट 
2, 1974) के अन्तर्गत लातेहार जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है 
एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट- 2, 1974) के अन्तर्गत जिला 
दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे। 


संख्या -1/ पी0- 104/ 2005 का.-1192-- अनुमण्डल पदाधिकारी, राँची के पद पर पदस्थापित श्री 
अमीत कुमार , भा.प्र.से. ( झाः2010 ) को स्थानान्तरित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया 
संहिता (एक्ट-2, 1974 ) के अन्तर्गत देवघर जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया 
जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत 
जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे । 


2. उपायुक्त , देवघर के पद पर पदस्थापित श्री राहुल कुमार पुरवार , भा. प्र. से . ( झाः99 ) 
अगले आदेश तक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान 
करेंगे । 


___ संख्या -1/ पी0 - 104 / 2005 का .- 1193 -- अनुमण्डल पदाधिकारी , घाटशिला के पद पर पदस्थापित 
श्री अमित कुमार, भा .प्र. से. ( झाः2010) को स्थानान्तरित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक दण्ड 
प्रक्रिया संहिता (एक्ट -2, 1974) के अन्तर्गत जामताड़ा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त 
नियुक्त किया जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के 
अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे। 


संख्या -1/ पी0- 104/ 2005 का .-1194-- अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा के पद पर पदस्थापित श्री 
राजीव रंजन , भा . प्र.से . ( झाः2010 ) को स्थानान्तरित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया 
संहिता ( एक्ट-2, 1974 ) के अन्तर्गत सिमडेगा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त 
किया जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट -2, 1974) के 
अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे। 


___ 2. उपायुक्त, सिमडेगा के पद पर पदस्थापित श्री प्रवीण कुमार टोप्पो, भा.प्र.से. 
( झाः2003) अगले आदेश तक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड, राँची में 
योगदान करेंगे। 


झारखंड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 7 फरवरी 2014 


संख्या -1/ पी0-104 /2005 का .-1195 -- अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के पद पर पदस्थापित श्री 
अबु इमरान, भा .प्र. से . ( झाः2010 ) को स्थानान्तरित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया 
संहिता ( एक्ट-2, 1974 ) के अन्तर्गत रामगढ़ जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त 
किया जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट -2, 1974) के 
अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


__ 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 40 _ 501 


